शासन 


छत्तीसगन 


पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़/ दुर्ग/ 09/ 2013-2015. " 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण 
हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22- छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि . से. भिलाई, दिनांक 
30-05-2001. " 


सत्यमेव जयते 


छत्तीसगढ़ 


राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 60 ] 


रायपुर, शुक्रवार , दिनांक 24 जनवरी 2020 


माघ 4, शक 1941 


आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग 

मंत्रालय, महानदी भवन , नवा रायपुर अटल नगर 


अटल नगर, दिनांक 22 जनवरी 2020 


अधिसूचना 


क्रमांक / एफ -17-106/ 2009 / 25-2.- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के नियम 15 (1) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, एतद्द्वारा , छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ( आकस्मिकता योजना) नियम, 1995 में 
निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् : 


संशोधन 


उक्त नियमों की अनुसूची में , 


उपाबंध -1 में - 


( क ) 


क्रम संख्यांक 24 में , कॉलम (2) की प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् : 


" भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 326 क अम्ल आदि का प्रयोग करके स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना. " 


" भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45 ) की धारा 326 ख स्वेच्छया अम्ल फेंकना या फेंकने का प्रयत्न करना. 


[ अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित “ धारा 3(2)( फ ), 3( 2)( फक )] " 


( ख ) 


क्रम संख्यांक 26 में , कॉलम ( 2) में , शब्द , अंक एवं चिन्ह “ धारा 3( 2) ( V क ) " के स्थान पर, शब्द , अंक एवं चिन्ह “ धारा 3( क )(फक) " 
प्रतिस्थापित किया जाये . 


119 


120 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 24 जनवरी 2020 


(ग ) 


क्रम संख्यांक 44 में , कॉलम ( 2) में , 


( एक ) 


शब्द “ बलात्संग या सामूहिक बलात्संग ” के स्थान पर, शब्द एवं चिन्ह “ बलात्संग, प्रकृति विरूद्ध अपराध या सामूहिक बलात्संग " 
प्रतिस्थापित किया जाये . 


( दो ) 


पैरा ( 1) के स्थान पर , निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् : 


“(1 ) बलात्संग आदि या प्रकृति के विरूद्ध अपराध [ भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 375 , धारा 376, 
धारा 376 क, धारा 376 ड और धारा 377 ]. " 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

डी. डी. कुंजाम, संयुक्त सचिव. 


. 


संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर अटल नगर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2020. 


